रजिस्ट्री सं. डी . एल . - 33002 /99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED No. D.L. — 33002/ 99 


दिल्लीराजपन 


समापनयने 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं , 75 ] 
No. 75 ] 


दिल्ली , सोमवार , मई 6 , 2013 वैशाख 16 , 1935 
DELHI, MONDAY , MAY 6, 2013/VAISAKHA 16 , 1935 


[ रा. रा ,रा . क्षे.दि . सं. 28 

IN. C . T . D . No. 28 


H 


ain 


AAP 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


भूमि एवं भवन विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 6 मई, 2013 
सं. एफ . 714) / 11 / भू.व. भ. / भू. अ . / एमआरटीएस / 1787 .--- जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह संतुष्टि होती है कि 
सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय -- मण्डी हाउस कोरीडोर, मैट्रो प्रोजैक्ट फेस-- III नई 
दिल्ली के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त किया जाना है । अतः इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उका 
प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 
एफ . 7( 4 ) / 11 / भू. व.भ. / भू. अ. / एमआरटीएस/ 8018 दिनांक 13.8.2012 के द्वारा की जा चुकी है । 

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, और उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ( नई दिल्ली) 12 / 1, जाम नगर हाउस , नई दिल्ली, को 
उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता ( नई दिल्ली) 12 / 1, जाम नगर हाउस, नई दिल्ली के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


1851 DG/ 2013 


1 . 


- - - 


- - : " --.- . - . - - ..... . . . 


. 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


ना 


विशिष्ट विवरण 


क . स . 


भवन का नाम एवं पता 


स्थान का विवरण 


कुल क्षेत्र 
वर्ग मीटर 


887. 99 


विलियम जनरल मसोनिक 
हॉस्पिटल, ब्लॉक नं . 124 


तोलस्तोय मार्ग तथा जनपथ रोड जंक्शन 
पर स्थित 


LAND AND BUILDING DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 6th May, 2013 
No.F.7 (4)/ 11/L & B /LA /MRTS / 1787. - Whereas the Lt. Governor, Delhiis satisfied that land is required to be taken 
by Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Central Secretariat Mandi House 
Corridor ofDelhiMRTS Project Phase -10l. It is hereby notified that the land in the locality described below is required for the 
above purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the land 
notified u /s 4 of L.A . Act, 1894 vide Notification No . F. 7(4 )/ 11 /L& B /LA /MRTS /8018 dated 13 /8 / 2012 to all whom it may 
concern. Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector ( New Delhi), 12/ 1 Jam Nagar 
House, New Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land . 

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (New Delhi), 12 / 1 Jam Nagar 
House , New Delhi. 


SPECIFICATION 


S . No. 


Name of the Premises & Municipal Brief details of location Area required Sq . Mtrs. 
Number 

William General Masonic Hospital, I Located at Tolstoy Marg | 87. 99 
Block No . 124 

& Janpath Road Junction 


सं.एफ .7( 4) / 11 / भू.व.भ. / भू.अ. / एमआरटीएस / 1788. - भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप - धारा 1 के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ( नई दिल्ली), नई दिल्ली को सहर्ष निर्देश 
देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा 1 के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर 
कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ . 7 (4) / 11 / भू. व भ. / भू. अ. / एमआरटीएस / 8018 दिनांक 13--8- -2012 
धारा 4 एवं एफ . 7 (4) / 11 / भू. व भ. / भू. अ. / एमआरटीएस / 1787 दिनांक 6--5 - 2013 धारा 6 में दिया हुआ है । 


No.F. 7 (4 )/ 11/L & B / LA /MRTS / 1788 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 17 of the 
Land Acquisition Act , 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector ( N. D .), Delhi to take 
possession of land the specification of which is given in this notification u /s 4 No. F. 7 (4 )/ 11 /L & B /LA /MRTS/ 8018 dated 
13-8 - 2012 and u /s 6 No. F . 7 ( 4 )/ 11/ L & B /MRTS / 1787 dated 6 -5 - 2013 on expiration of 15 days from publication of the notice 
under sub- section (1) of Section 9 of the said Act. 


सं .एफ.10( 39 ) / 2007 / भू. व.भ . / भू. अ. / 1805. - जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल को यह संतुष्टि होती है कि सार्वजनिक प्रयोजन 
एवं सार्वजनिक व्यय पर सरकार द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु गांव सफीपुर, रान्हौला में भूमि प्राप्त 
किया जाना है । अत: इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण 
किया जाना है । 


- - 


- 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


- 


Man 


यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है, जिसके लिए 

, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ .10( 39 ) / 2007 / भूव भ. / भू. अ. / 8430 दिनांक 
22. 08 .2012 के द्वारा की जा चुकी है । और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर 
( वेस्ट ) दिल्ली, को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है । 

. भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण समाहर्ता ( वेस्ट ) ओल्ड मिडिल स्कूल बिल्डिंग, रामपुरा , दिल्ली, के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्ट विवरण 

खसरा नं . 


| गांव का नाम 


कुल क्षेत्र 
( बीघा - बिस्वा - बिस्वांसी ) 

3 - 6 - 0 


क्षेत्र 
( बीघा -बिस्वा -बिस्वांसी 

3 - 6 - 0 


सफीपुर , रान्हौला 


17 / / 24 / 1 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर, 

विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव ( भू.व. म. ) 


No.F. 10 ( 39 ) /2007 / L & B / LA / 1805 . - Whereas the Lt. Governor, Delhi is satisfied that land is required to be taken by 
Government at the public expense for a public purpose namely for construction of Sewage Pumping Station at Village 
Safipur Ranhaula , Delhi. It is hereby notified that the land in the locality described below is likely to be acquired for the 
above purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the 
land notified u / s 4 of L. A. Act, 1894 vide Notification No . F. 10 ( 39 )/ 2007/ L & B /LA/8430 dated 22 / 08/ 2012 to all whomit 

may concern. Under the provisions of Section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector ( West ) , Delhi is hereby 
directed to take orders for the acquisition of the said land . 

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (West), Old Middle School 
Building , Rampura , Delhi. 

SPECIFICATION 


| Khasra No. 


Village / Locality Total Area 

( Bigha - Biswa - Biswansi) 
| Safipur Ranhaula | 3- 6 - 0 


Area 
( Bigha- Biswa - Biswansi ) 
3 - 6 - 0 


171 / 24/ 1 


By Order and in the Name of the LT. Governor of Delhi, 


VINAY KUMAR, Addl. Secy. (L & B ) 


व्यापार एवं कर विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 6 मई, 2013 
सं0फा0 5(54 ) / पोलिसी - 11 / वैट / 2012 - 13 / 149 - 161 . - जबकि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पारस्परिकता के 
सिद्धांतों के अनुरूप, नई दिल्ली में रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान के दूतावास की सरकारी खरीद एवं इसके राजनयिकों के द्वारा निजी 
खरीद के पक्ष में , तत्काल प्रभाव से , वैट छूट / रिफंड की सुविधा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से पत्र 
संख्या डी - 1 / 451 / 12(17) / 2009 दिनांक 07 / 03 / 2013 के द्वारा , अनुरोध किया गया है । 


और जबकि मैं , प्रशांत गोयल, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानता हूं कि ऐसा करना 
जनसाधारण के हित में समीचीन है । 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


- 


अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 ( 2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की धारा 103 की उपधारा ( 2) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतदद्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता हूं, अर्थात्: 


संशोधन 


दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03 ) की छठी अनुसूची में , भाग-- क में क्रम 
संख्या 1 पर प्रविष्टि में , क्रम संख्या (96बी) के उपरांत नई उप – प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् : 


"( 96सी ) नई दिल्ली स्थित रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान के दूतावास की सरकारी खरीद और इसके राजनयिकों के द्वारा निजी खरीद 
के लिए मूल्य संवर्धित कर की छट / वापसी " । 


प्रशांत गोयल , आयुक्त , मूल्य संवर्धित कर 


DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES 

NDTIFICATION 

Delhi, the 6th May , 2013 
No . F . 5 ( 54 )/Policy - II /VAT/ 2012 - 13 / 149 - 161. - Whereas the Ministry of External Affairs, Government of India , in 
accordance with the principle of reciprocity have requested the Government of National Capital Territory of Delhi to 
exempt/refund of VAT in favour of official purchases of the Embassy of the Republic of Tajikistan in New Delhi and personal 
purchases of its diplomats vide their letter No . D - 11 /451/ 12( 17)/ 2009 dated 7 -3 - 2013 . 

And , whereas, I, Prashant Goyal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, 
am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so . " 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax 
Act, 2004 ( Delhi Act 03 of 2005 ), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule of the said Act namely : 

AMENDMENTS 
in the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 ( Delhi Act 03 of 2005 ), in the entry at Sl. No. 1 
in Part-A a new sub - entry after serial No . ( 96B ) shall be inserted namely : -- 


" ( 96C) Repubublic of Tajikistan , New Delhi for exemption /refund of VAT in favour of official purchases of its Embassy and 
personal purchases of its diplomats" . 

PRASHANTGOYAL, Commissioner, Value Added Tax 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 


